निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 15 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 890) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

__ 22 जुलाई 2016 
सं0 22 / नि०सि०( पू0 ) - 01 - 07 / 2016 / 1470 — श्री विनय कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण 
प्रमण्डल , नवगछिया को विभागीय उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सहोरा एवं मदरौनी स्थल पर कराये 
गये क्रेटेड बोल्डर पीचिंग कार्य न्यून विशिष्टि का कराकर अधिकाई भुगतान करने , क्रेटेड बोल्डर पीचिंग कार्य में 
उपयोग किये गये जी0 आई0 वायर क्रेट के अधिकाई भुगतान करने तथा मदरौनी ग्राम के समीप बाढ़ 2016 के पूर्व 
कराये गये कटाव निरोधक कार्य में अध्यक्ष , विशेष जाँच दल द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन विलम्ब से करने , 
जिसके कारण L W L से उपर बदले हुए स्वरूप में कराया गया कार्य क्षतिग्रस्त हो गया, के लिए प्रथम दृष्टया दोषी 
पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. श्री विनय कुमार गुप्ता को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. श्री गुप्ता का निलंबन अवधि में मुख्यालय , मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण , कटिहार का 
कार्यालय निर्धारित किया जाता है । 

___ 4. श्री गुप्ता के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र " क " गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का 
संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 890 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


